निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 112 ) पटना , शुक्रवार 25 जनवरी 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

25 जून 2018 
सं० 1स्था० - 106/18 - 4463 / वि०स० - बिहार विधान सभा सचिवालय ( भरती एवं सेवा शर्ते) नियमावली , 2018 
के नियम - 5 के अधीन सभा सचिवालय में समूह ख एवं समूह ग के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति 
का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 

राजीव कुमार उप - सचिव , बिहार विधान सभा : - संयोजक 
संसदीय कार्य विभाग , बिहार सरकार 

सदस्य 
के प्रतिनिधि के रूप में अनुसूचित जाति / 
जनजाति के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी 
श्री असीम कुमार , उप - सचिव , बिहार विधान सभा : सदस्य 

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 

जयराम सिंह , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 112-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


